S 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., DEC. 16, 2003 ( AGHN. 25 , 1925 SAKA ) 


873 


समाज कल्याण विभाग 


दिनांक 11 नवम्बर , 2003 


। 


- 


- 


संख्या 2829- स० क ०( 4)-2003.-- हरियाणा सरकार , समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या 2464- स० क ०( 4)-2003, दिनांक 
22 सितम्बर, 2003 के अधिक्रमण में । किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम , 2000 ( 2000 का 56), की धारा 4 की उप 
धारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए तथा हरियाणा सरकार , न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या 21/ 67/ 87-2जे ० जे० (II ), दिनांक 2 मई, 1997 तथा संख्या 21/67/ 87 
2 जे० जे० (II), दिनांक 17 नवम्बर, 1998 के अधिक्रमण में , हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 के अधीन वर्णित 
जिलों के ग्रुप के लिये अम्बाला, सोनीपत, गुड़गांव तथा हिसार में , उक्त अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर बैंच के रूप में 
किशोर न्याय बोर्ड का गठन करते हैं , अर्थात् : 


- 


अनुसूची 


क्रम 


सदस्यों के नाम तथा पदनाम 


जिलों के ग्रुप 


संख्या 


1 


2 


3 


किशोर न्याय बोर्ड, अम्बाला 


1 . 


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , अम्बाला । 


प्रधान मजिस्ट्रेट 


अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल । 


2 . 


सामाजिक कार्यकर्ता 


श्रीमती शबनम नाथ पत्नी श्री पुनीत नाथ , 
निवासी माध्यम से सेठ ब्रदरज़ , 
सरकूलर रोड , अम्बाला शहर । 


3 . 


सामाजिक कार्यकर्ता 


श्रीमती शशि केसरी पत्नी श्री निर्मल सिंह , 
निवासी मकान नं 0 211 , 
सैक्टर 9 , अम्बाला शहर । 


किशोर न्याय बोर्ड, सोनीपत 


1 . 


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत । 


प्रधान मजिस्ट्रेट 


सोनीपत , रोहतक, झज्जर , पानीपत , करनाल । 


2 . 


सामाजिक कार्यकर्ता 


. 


श्रीमती बबिता दहिया पत्नी श्री दिनेश कुमार , 
गांव मन्डोरा , तहसील खरखौदा , 
सदस्य , जिला परिषद्, सोनीपत । 


. 


. 


3 . 


सामाजिक कार्यकर्ता 


श्री नवल सिंह दहिया, एडवोकेट, 
सुपुत्र श्री अमर सिंह , अमर आशियाना, 
टीकाराम लेन , सोनीपत । 
दूरभाष नं00130-2243158 


किशोर न्याय बोर्ड, गुड़गांव 


1 . 


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , गुड़गांव । 


प्रधान मजिस्ट्रेट 


गुड़गांव, रिवाड़ी, फरीदाबाद , नारनौल | 


2 . 


सामाजिक कार्यकर्ता 


- 


सिस्टर लिली, उज्जवल निकेतन , 
सैक्टर 4, गुड़गांव । 


3 . 


सामाजिक कार्यकर्ता 


श्री मोहिन्द्र सिंह , एम ० एस ० डब्ल्यू ० 
( सेवानिवृत्त) , जिला बाल कल्याण अधिकारी, 
निवासी 594/1 , दयानन्द कालोनी, 
नई रेलवे रोड, गुड़गांव । 


-- 


1874 


HARYANA GOVT. GAZ., DEC. 16, 2003 ( AGHN. 25, 1925 SAKA ) 


[ PART I 


. 


2 


3 


1 


किशोर न्याय बोर्ड, हिसार 


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ,हिसार । 


प्रधान मजिस्ट्रेट 


हिसार , फतेहाबाद , सिरसा, भिवानी , जीन्द । 


2 . 


सामाजिक कार्यकर्ता 


श्री श्री प्रकाश चौधरी, 
सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी, 
758, अर्बन एस्टेट- II , हिसार । 


3. 


सामाजिक कार्यकर्ता 


श्रीमती वीना झाम्ब , उपसभापति, 
नगरपालिका समिति, हिसार । 


एस० पी ० शर्मा, 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

समाज कल्याण विभाग । 


SOCIAL WELFARE DEPARTMENT 


The 11th November , 2003 


No. 2829 -SW (4 )-2003 . — In supersession of the Haryana Government, Social Welfare Department Notification 
No. 2464 -SW (4 )-2003 .dated 22nd September, 2003 in exercise of the powers conferred by Sub -section (1) read with Sub 
section ( 2 ) ofSection 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act, 2000 ( 56 of 2000 ) and all other powers 
enabling him in this behalf and in supersession of Haryana Government,Administration of Justice Department,Notification 

No. 21 / 67/ 87-2JJ ( II ), dated the 2nd May, 1997 and No. 21/ 67/87-2JJ ( II ), dated the 17th November, 1998 the Governor of 
Haryana hereby constitutes Juvenile justice Boards as mentioned in the schedule given below at Ambala , Sonepat, 
Gurgaon and Hisar for a group of districts mentioned under column 3 of the said schedule forming a bench consisting of 
the followingmembers namely :-- 


Schedule 


Name and Designation ofmember 


Group of districts 


Sr. 
No. 


-- 


2 


3 


Juvenile Justice Board , Ambala 


- 1 . 


Chief JudicialMagistrate, Ambala 


Principal Magistrate 


Ambala, Panchkula , Yamuna Nagar, 
Kurukshetra , Kaithal. 


2 . 


Social Worker . 


Smt. Shabnam Nath w / o Sh. Punit Nath , 
r/ o Care of Seth Brothers , CircularRoad , 
Ambala City. 


3 . 


Smt. ShashiKesri w /o Sh .Nirmal Singh , SocialWorker 
r/ o House No. 211 , Sector 9 , 
AmbalaCity. 


Sonepat, Rohtak, Jhajjar, Panipat , Karnal 


Juvenile Justice Board , Sonepat 

1 . Chief JudicialMagistrate, Sonepat Principal Magistrate 
2 . Smt. Babita Dahiya w/ o Sh. Diensh SocialWorker 

Kumar, Village Mandora , 
Tehsil Kharkhoda ,Member Zila Parishad , 
Sonepat . 


- 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., DEC . 16 , 2003 (AGHN . 25, 1925 SAKA ) 


875 


-- 


2 


3 


SocialWorker 


Gurgaon , Rewari, Faridabad ,Narnaul. 


PrincipalMagistrate 
SocialWorker 


Social Worker 


3 . ShriNaval Singh Dahiya, Advocate, 

s/ o ShriAmar Singh, Amar Ashiana , 
Tika Ram Lane, Sonepat. 

Ph. No.0130-2243158 
Juvenile Justice Board , Gurgaon 

1 . Chief JudicialMagistrate , Gurgaon . 
2 . Sister Lili,UjjawalNiketan , 

Sector 4, Gurgaon. 
3 . ShriMohinder Singh ,MSW , 

District Child Welfare Officer (Retd .), 
r/o 594/1, Daya Nand Colony , 

New Railway Road , Gurgaon . 
Juvenile Justice Board , Hisar 

Chief JudicialMagistrate, Hisar . 
2 . Shri Shri Parkash Chaudhary , 

District Education Officer (Retd ..), 

758. Urban Estate 2 , Hisar. 
3. Smt. Veena Jhamb. 

Deputy Chairman , 
Municipal Committee, Hisar. 


1 . 


Hisar, Fatehabad , Sirsa, Bhiwani, Jind . 


PrincipalMagistrate 
Social Worker 


Social Worker 


S.P. SHARMA, 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
GovernmentHaryana , SocialWelfare Department. 


.. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 27 नवम्बर, 2003 


क्रमांक 2492- ज -2-2003/ 26083. - श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपाल, निवासी गांव दांगकलां, तहसील तोशाम, जिला भिवानी की पूर्वी 
पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 263 - ज- II - 84/7702 , दिनांक 
19 मार्च, 1984 द्वारा 300/ - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी और उसके बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944- ज- 2-93 / 
15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1,000/- रुपये वार्षिक तथा अधिसूचना क्रमांक 1434- ज- 2-2002/ 9460, दिनांक 12 जून. 2002 
द्वारा 5,000/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध पुरुस्कार अनुदान में संशोधन किया गया है । 


2. अब श्री लक्ष्मीनारायण की दिनांक 11 मई, 2002 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम ( जैसा 
कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए इस जागीर को स्व ० श्री लक्ष्मीनारायण की पत्नी श्रीमती सरबती के नाम रबी 2003 से 5,000/-रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद 
में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


क्रमांक 2588- ज - 2-2003/ 26087. - श्री 

गुलतान सिंह पुत्र 

श्री जैमल सिंह, निवासी गांव तलहेड़ी गुजरान, तहसील बराड़ा, 
जिला अम्बाला की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
527 - ज- 1-78/ 10436, दिनांक 10 अप्रैल, 1978 द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी और उसके बाद 
अधिसूचना क्रमांक 1789 -ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक, अधिसूचना क्रमांक 2944- ज- 2-93/ 
15918. दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1,000/ - रुपये वार्षिक तथा अधिसूचना क्रमांक 1434 - ज-2-2002/ 9460, दिनांक 12 जून, 2002 
द्वारा 5,000/ - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध पुरुस्कार अनुदान में संशोधन किया गया है । 


876 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC. 16 , 2003 ( AGHN . 25, 1925 SAKA ) 


( PART I 


2... 3 $ TAR -RTE Revisi 28 31778 , 1999 Try to puhd674 ERAT o RTV214147, 34812731ff44H 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए इस जागीर को स्व ० श्री गुलतान सिंह की पत्नी श्रीमती निहाल कौर के नाम खरीफ 1998 से 1,000/ - रुपये वार्षिक तथा रबी 
2002 5,000 /-543 ally . She GP G #arts Tap to Tifa Tacta pode 


नरेश कुमारी, 
अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 


राजस्व विभाग । 


. 


IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 


The 2nd December, 2003 


No. 11903/251/1- L. - Whereas, it appears to the Governor ofHaryana that the land specified below is needed by 
the Government at the public expenses, namely , for raising and strengthening left bank of outfall Drain No. 8 from 
KM 27.310 to 28.585 in Village Dadri Toe, Tehsil Jhajjar and District Jhajjar for which a notification has been issued under 
Section 4 and published by Haryana Government, Irrigation Department, notification No. 4529 /1- L , dated 15th May, 2003 . 

It is hereby declared for the specification below for the above purpose . This declaration is made under the 
provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for information to all whom it may concern . 

The plan of the land may be inspected in the office of the DistrictRevenue Officer -cum - Land Acquisition Collector, 
Jhajjar and Executive Engineer, Jhajjar Water Services Division , Jhajjar . 


Specification 


District 


Tehsil 


Village 


Area in 


Direction 


Hadbast 
No. 


Rectangle 
No. 


acres 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


A strip of land measuring 4183 in 
length and varing in width 
lying generally in the direction from 
North to West to East-South 


Jhajjar 


Jhajjar 


Dadri Toe 


275 


8.35 


42 14 , 17 , 15 , 16 , 24 and 25 . 


65 


5 , 6 and 4 . 


66 1, 10 , 11 , 12 , 19, 22 , 23,24, 20 . 


71 


3,8,7,6, 15 . 


70 9, 10 , 12 , 11, 13, 18 , 14 , 16 , 17,24,25,23, 

19, 20 . 


22 , 20,19,21. 


GM . 175,498. 


As shown on the Index Plan and 
demarcated at site . 


Total : 8.35 acres 


By Order of Governor of Haryana. 


A. K. JAIN , 
Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle, Rohtak . 


.. 


